रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


NA 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I— Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 16 , 2014 / वैशाख 26 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16 , 2014 / VAISAKHA 26 , 1936 


सं . 121 ] 
No . 121 ] 


गृह मंत्रालय 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली , 16 मई, 2014 
सं . आई- 45023 / 2 / 2014- कार्मिक.II . — भारत के राजपत्र ( असाधारण ) , भाग I, खंड 1 में प्रकाशित गृह मंत्रालय की दिनांक 
12 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना में , निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे : 


" आंखों की दृष्टि " शीर्ष के तहत, परिशिष्ट -II ( क ) के निम्नलिखित पैरा ( 2 ) ( क ) को निम्नानुसार पढ़ा जाए : 


के लिए 


पढ़ा जाए 


अच्छी आंख 
( सही की गई दृष्टि ) 


खराब आंख 
( सही की गई दृष्टि ) 


स्वस्थ आंख 
( सही की गई दृष्टि ) 


खराब आंख 
( सही की गई दृष्टि ) 


दूर दृष्टि 


6/ 6 


6 /12 


दूर दृष्टि 


6/6 


6 / 12 


अथवा 


अथवा 


6/ 9 


6/9 


6/ 9 


6 / 9 


निकट दृष्टि जे - 1 

( सही की गई दृष्टि ) 


जे - 2 
( सही की गई दृष्टि ) 


निकट दृष्टि एन - 6 

( सही की गई दृष्टि ) 


एन - 9 
( सही की गई दृष्टि ) 


चश्मा 


चश्में के साथ/ लासिक सर्जरी* 


अनुमेय दोष 
सुधारों के 
प्रकार 


अनुमेय दोष 
सुधारों के 
प्रकार 


अनुमेय 
अपवर्तक 
कमियों की 
सीमाएं 


- 4. 00 डी ( सिलेंडर सहित ) 
गैर -विकृति जन्य निकट दृष्टि 
+ 4.00 डी ( सिलेंडर सहित ) 
दूर दृष्टि 


अनुमेय 
अपवर्तक 
कमियों की 
सीमाएं 


- 4.00 डी ( सिलेंडर सहित ) 
निकट दृष्टि 
+ 4.00 डी (सिलेंडर सहित ) 
दूर दृष्टि 


रंगदृष्टि 


उच्च ग्रेड 


रंगदृष्टि 


उच्च ग्रेड * * 


2055 GI/2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I _ SEC . 1 ] 


* लासिक सर्जरीशोधन ( करेक्शन ) की अनुमति है परंतु यह 
तालिका - ठ में निर्धारित मानदंडों के अध्यधीन है । हालांकि , लासिक 
के अतिरिक्त किसी रेडियल केराटोटॉमी अथवा किसी अन्य अप्रवर्तक 
( रिफ्रक्टिव ) सर्जरी की अनुमति नहीं है । 


उम्मीदवार में किसी भी प्रकार का भेंगापन नहीं होना चाहिए और 
उच्च रंगदृष्टि होनी चाहिए । उम्मीदवार की इशिहारा परीक्षण और 
एड्रिज - ग्रीन - लैंटन परीक्षण द्वारा रंगदृष्टि की जांच की जाएगी । आंखों 
में दीप्ति , स्पष्टता के साथ - साथ कोई भी दोष// बीमारी नहीं होनी 
चाहिए । आंखों की पुतलियां पूरी तरह घुमानी हों और सभी दिशाओं 
में घूमने को स्वतंत्र हों । निकट दृष्टि के प्रत्येक मामले में नेत्रबुघ्त 
( फण्डस ) परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किए जाएंगे । 
कांटेक्ट लैन्स या लेजर शल्य चिकित्सा की अनुमति नहीं है । 


* * रंगदृष्टि संबंधी मानदंड , गृह मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा 
तथा चिकित्सा परीक्षण के दिन लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे । 


शान्तनु , निदेशक ( कार्मिक ) 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


CORRIGENDUM 


published in the Gazette of India ( Extraordinary ), Part I, 
Section1, the following changes shall be made : 

The following para 2 (a ) of Appendix - II( A ) with the 
heading “ Eye Sight” , may be read as under : 


New Delhi, the 16th May, 2014 
No. I- 45023/ 2/ 2014- Pers. II . — In Ministry of Home 
Affairs Notification of even number dated 12th April, 2014 


FOR 


READ 


Better eye 
( Corrected vision) 


Worse eye 
( Corrected vision ) 

6/ 12 


Better eye 
( Corrected vision) 


Worse eye 
( Corrected vision ) 

6/ 12 


Distant vision 


6 / 6 


Distant vision 


6/ 6 


OR 


OR 


6/ 9 


6/ 9 


6 / 9 


6 /9 
J2 ( Corrected ) 


Near Vision 
Type of 
corrections 
permitted 


J1 (Corrected ) 
Spectacles 


Near Vision 
Type of 
corrections 
permitted 


N6 ( Corrected ) 

N9 ( Corrected ) 
With Glasses/LASIK Surgery * 


Limits of 
Refractive 
errors 
permitted 
Colour vision 


-4 .00 D ( including cylinder) 
Non pathological myopia 
+ 4 .00 D ( including cylinder) 
Hypermetrogia 
High grade 


Limits of 
Refractive 
errors 
permitted 


- 4 .00 D (including cylinder) Myopia 
+ 4 .00 D ( including cylinder) 
Hypermetropia 


Colour vision 


High grade * * 


Candidate should not have squint of any degree and should 
have high colour vision . The candidate will be tested for colour 
vision by Ishihara s test as well as Edridge-Green Lantern Test . 
Eyes should be bright, clear with no abnormality / disease . 
Movements of eyeballs should be full and free in all direction . 
In every case ofMyopia, fundus examination should be carried 
out and the results should be recorded . Contact lenses or laser 
surgery is not allowed . 


* LASIK surgery correction is permitted subject to prescribed 
criteria mentioned in Table - L . However, no redial keratotomy 
or any other refractive surgery is permitted except LASIK . 
* * The colour vision standards shall be as per the extant guidelines 
issued by MHA and applicable on the day of the medical 
examination . 


SHANTANU , Director (Personnel) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


